निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 कार्तिक 1935 ( 20 ) 
पटना, बुधवार , - 

30 अक्तूबर 2013 ( ई० ) 

विषय- सूची 


संख्या 44 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2- 2 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससीo , 

बी0ए0, बी०एससी0, एम0ए0 , 
एम०एससी , लॉ भाग-1 और 2, 
एम0बी0बी0एस0, बी०एस०ई०, डीप०- इन 
एड0 , एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार -राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


3 - 3 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


बिहार गजट , 30 अक्तूबर 2013 


भाग - 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

___ 15 अक्तूबर 2013 
सं० 6 / गो0 - 34 - 03 / 2012 - 3772 / वा०कर - श्री श्रीनारायण प्रसाद सिंह , नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त , 
जो प्रोन्नति के पूर्व प्रभारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित थे, प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश 
तक वहीं रखते हुए प्रभारी , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं० 6 / गो0 - 34 - 03 / 2012 - 3773 / वाकर श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , जो 
प्रोन्नति के पूर्व प्रभारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाशा के पद पर पदस्थापित थे, प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक 
वहीं रखते हुए प्रभारी, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , समेकित जाँच चौकी, कर्मनाशा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 6 / गो0 - 34 - 03 / 2012 - 3774 / वा०कर — श्री अनिल कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , जो प्रोन्नति के 
पूर्व समेकित जाँच जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वहीं रखते हुए 
प्रभारी, वाणिज्य - कर उपायुक्त , समेकित जाँच चौकी, जलालपुर , गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 6 / गो0 - 34 - 03 / 2012 - 3775 / वा०कर — श्री कृष्णकान्त गुप्ता, तदर्थ नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , पटना 
उत्तरी अंचल, पटना को अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त कर शोध इकाई , मुख्यालय , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

2 . यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 32 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


बिहार गजट, 30 अक्तूबर 2013 


भाग - 2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

___ 3 अक्तूबर 2013 
सं0 2 / वि .60 - 119 / 2013 / 1066 — कला फिल्मों पर एक फिल्म महोत्सव आयोजन हेतु सचिव, कला, संस्कृति एवं 
युवा विभाग, बिहार , पटना की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 
1. सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार 

अध्यक्ष 
2. श्री आर. एन. दास, सेवा निवृत भा0प्र0से0 , 

सदस्य 
एवं पूर्व अध्यक्ष , सिने सोसाइटी, पटना 
3. प्रो0 जयमंगलदेव, अध्यक्ष, सिने सोसाइटी, पटना 

सदस्य 
4. जिला पदाधिकारी, पटना 

सदस्य 
5. वरीय आरक्षी अधीक्षक , पटना 

सदस्य 
6. श्री विनय कुमार, निदेशक , सांस्कृतिक कार्य 

सदस्य सचिव 
__ श्री संजय कुमार सिंह , सहायक निदेशक ( संस्कृति ) 

सदस्य 
8. श्री विजय कुमार, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर , 

सदस्य 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , बिहार 
9. श्री विनोद अनुपम, फिल्म समीक्षक, पटना 

सदस्य । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 32 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


